निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 579) 


2 श्रावण 1935 ( श ) 
पटना, बुधवार , 24 जुलाई 2013 


सं0 3ए-2- वे०पु०-12 / 2009 ( भाग- II )-7514 / वि0 ( 2 ) 

वित्त विभाग 


- - - - - - - - - - 


संकल्प 

___ 23 जुलाई 2013 
विषयः- बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन 

(सिविल) 102 / 1989 अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संघ बनाम भारत संघ 
दिनांक 11 / 03 / 2013 को पारित आदेश एवं न्यायमूर्ति पद्मनाभन आयोग की अनुशंसा के 

आलोक में राज्य सरकार के न्यायिक पदाधिकारियों के सेवान्त लाभों में संशोधन के संबंध में । 

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 14303 दिनांक 22/ 12 / 2010 द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के 
सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के पेंशन / पारिश्रमिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया गया थाः 


क्र०सं० पारिवारिक पेंशनधारी /पेंशनधारी की उम्र 
1 . 

| 80 - 85 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी 


2 . 


85 - 90 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी 


90 - 95 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी 


अतिरिक्त पेंशन की राशि 
पुनरीक्षित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 
20% 
पुनरीक्षित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 
30 % 
पुनरीक्षित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन 
का 40 % 
पुनरीक्षित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 
50 % 
पुनरीक्षित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन 
का 100 % 


4 . 


| 95 - 100 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी 


| 5. 100 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनधारी 


5 . | 100 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनधारी 


पुनरीक्षित मूल पेंशन पारिवारिक पेंशन 


2 . सिविल रिट पिटिशन सं0 1022 / 1989 ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य बनाम 
भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 26/ 07 / 2010 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 जुलाई 2013 
पुनरीक्षित पेंशन से संबंधित आदेश को छठे केन्द्रीय आयोग की अनुशंसा के क्रम में प्रभावी करने का 
निदेश दिया गया था । 

3 . सेवोत्तर लाभों के संबंध में पद्मनाभन आयोग के प्रतिवेदन में सेवानिवृत्त न्यायिक 
पदाधिकारियों की उम्र के आधार पर पेंशन की राशि में वृद्धि की अनुशंसा की गयी थी जिसकी 
स्वीकृति राज्य सरकार के विचाराधीन थी । । 

4 . सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की 
उम्र के आधार पर पेंशन की राशि को निम्नवत् संशोधित करने का निर्णय लिया गया है: 


क्र०सं० । पारिवारिक पेंशनधारी /पेंशनधारी की उम्र 

अतिरिक्त पेंशन की राशि 
1 . 70 - 75 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी पुनरीक्षित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 10 % 
2 . 75 - 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी | पुनरीक्षित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 20 % 
3 . 80 - 85 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी । पुनरीक्षित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 30 % 
4 . 85 - 90 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी पुनरीक्षित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 40 % 
5 . | 90 - 100 वर्ष से अधिक उम्र के पुनरीक्षित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 50 % 

पेंशनधारी 
. 100 वर्ष एवं उससे अधिक 

| पुनरीक्षित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 100 % 


5 . वित्त विभागीय संकल्प सं0 14303 दिनांक 22 / 12 / 2010 की अन्य शर्ते एवं कंडिकाएँ 
यथावत् प्रभावी रहेंगी । 
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के बिहार राजपत्र के अगले अंक में सूचनार्थ प्रकाशित 
किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

प्रभात शंकर , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 579 -571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


